रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 97 


. 


. 


7 


. 





सत्यमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खंड ( 1 ) 
PART II - - Section 3 - - Sub -section (i) 


3/ 719 ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 198 ] 
No. 198 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 26 , 1997 / ज्येष्ठ 5 , 1919 
___ NEW DELHI, MONDAY , MAY 26, 1997/JYAISTHA 5, 1919 


- 


- 


- 


( 52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it 
is necessary in the public interest so to do , hereby exempts 
petroleum crude, falling under heading No. 27. 09 of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), when 
imported into India , from so much of the additional duty levi 
able thereon under sub -section ( 1) of section 3 of the said 
Customs Tariff Act , as is equivalent to the duty of excise 
leviable on petroleum crude under sub -section ( 1 ) of section 
15 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 ( 47 of 1974 ). 

[FNo. 332/ 19/ 97- TRU] 
RAJIV TALWAR , Under Secy . 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 मई, 1997 

सं. 50/197 - सीमाशुल्क 
सा. का . नि . 275 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना 
आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की 
पहली अनुसूची के शीर्ष सं. 27.09 के अन्तर्गत आने वाले अपरिष्कृत 
पैट्रोलियम को , जब उसका भारत में आयात किया जाए, सीमाशुल्क टैरिफ 
अधिनियम , की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन उस पर उदग्रहणीय 
उतने अतिरिक्त शुल्क से छुट देती है, जो तेल उद्योग ( विकास ) अधिनियम, 
1974 ( 1974 का 47 ) की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अपरिष्कृत 
पैट्रोलियम पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुत्य है । 

[ सं. फा . 3321/19/ 97 - टी . आर. यू. ] 

• राजीव तलवार, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th May, 1997 

No . 50 /97- CUSTOMS 
G .S .R . 275 ( E ). — In exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act, 1962 
1288GI/97 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 26 मई, 1997 

सं . 19/97 - सीमाशुल्क ( एन . टी . ) 
सा. का .नि . 276 ( अ ). -- 23 जुलाई, 1996 से प्रारंभ होने वाली 
और 25 मई, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सीमाशुल्क 
टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं . 
27. 09 के अंतर्गत आने वाले अपरिष्कृत पैट्रोलियम ( जिसे इसमें इसके 
पश्चान् उक्त माल कहा गया है ), जब उसका भारत में आयात किया जाए, 
पर सेल उद्योग ( विकास ) अधिनियम, 1974 ( 1974 का 47 ) की धारा 15 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन अपरिष्कृत पैट्रोलियम पर उद्ग्रहणीय 
उत्पाद शुल्क के समतुल्य अतिरिक्त शुल्क सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 
की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय था ; 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3( 10 ] 


केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त सीमाशुल्क 
टैरिफ अधिनियम के अधीन शुल्क के उद्ग्रहण (जिसमें उसका उद्ग्रहण न 
किया जाना भी सम्मिलित है ) के संबंध में साधारणतया प्रचलित प्रथा के 
अनुसार उक्त तेल उद्योग (विकास ) अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन अपरिष्कृत पैट्रोलियम पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के 
समतुल्य अतिरिक्त शुल्क पूर्वोक्त अवधि के दौरान उक्त माल पर उग्रहीत 
नहीं किया जा रहा था ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 
का 52 ) की धारा 28 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती 
है कि उक्त माल पर, यदि यह प्रथा न होती तो संदेय संपूर्ण अतिरिक्त 
शुल्क , उस माल की बाबत संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होता जिस पर 
उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान पूर्वोक्त असिक्ति शुल्क 
उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था । 

[ फा. सं. 332/ 19/97 - टी. आ. यू. ] 

राजीव तलवार, अवर सचिव 


(51 of 1975 ), whenimported into India, was leviable to addi 
tional duty , under section 3 of the said Customs Tariff Act, 
equivalent to the duty of excise leviable on petroleum crude 
under sub -section ( 1) of section 15 of the Oil Industry (De 
velopment) Act, 1974 (47 of 1974 ), during the period com 
mencing on the 23rd day of July , 1996 and ending with the 
25th day of May, 1997 ; 

AND WHEREAS, the CentralGovernment is satisfied 
that according to a practice that was generally prevalent re 
garding levy of duty ( including non - levy thereof) under tho 
said Customs Tariff Act, additional duty , equivalent to the 
duty of excise leviable on petroleum crude under sub -section 
(1) of section 15 of the said Oil Industry (Development) Act, 
on the said goods wasnot being levied during the aforesaid 
period ; 

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred 
by section 28A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962 ), the 
CentralGovernment hereby directs that the whole of the afore 
said additional duty payable on the said goods, but for the 
said practice, shall not be required to be paid in respect of the 
said goods on which the aforesaid additional duty was not 
levied during the aforesaid period , in accordance with the 
said practice . 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 26th May, 1997 

No . 19/97- CUSTOMS ( N. T .) 
G. S. R. 276 ( E ). - Whereas petroleum crude ( hereinaf 
ter referred to as the said goods falling under heading No. 
27.09 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 


[ F. No. 332/ 19/ 97 -TRU ] 
RAJIV TALWAR, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 — 1997 


